निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 295 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 अप्रील 2017 

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


अधिसूचना 

12 अप्रील 2017 
सं० कारा / स्था० ( अधीo ) 01 - 25 / 2016 - 1799 — वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 
25.06.2003, संकल्प ज्ञापांक - 7566 दिनांक 14.07.2010, पत्रांक - 10936 दिनांक 27.11.2014 एवं समय - समय पर निर्गत 
अन्य संकल्पों / प्रावधानों के तहत् दिनांक 17.03. 2017 को हुई विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में 
बिहार कारा सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार सिंह को "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति 
उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 " एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त " रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 
2010 के प्रावधानों के अनुसार यथाअनुमान्य प्रथम / द्वितीय ए0सी0पी0 तथा प्रथम / द्वितीय / तृतीय एम0ए0सी0पी0 की 
स्वीकृति निम्नरूपेण स्तम्भ - 03 में अंकित तिथि तथा स्तम्भ - 04 में अंकित वेतनमान में प्रदान की जाती है : 


वेतनमान 


क्र0 पदाधिकारी ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 की 
का नाम 

देय तिथि 


3 


प्रथम ए0सी0पी0 - 09. 08.1999 
द्वितीय ए0सी0पी0 - 31.03. 2010 


श्री दिलीप 
कुमार सिंह , 
सेवानिवृत 
सहायक 
कारा 
महानिरीक्षक 


8000 - 13500 ( अपुनरीक्षित) योजना प्रवृत्त होने की तिथि 
10000 – 15200 ( अपुनरीक्षित ) PB- 3 ग्रेड पे 6600 
( पुनरीक्षित) ( 24 वर्षों की सेवा पूरी होने के फलस्वरूप) 
PB- 3 ग्रेड पे 7600 (30 वर्षों की सेवा पूरी होने के 
फलस्वरूप) 


तृतीय एम0ए0सी0पी0 - 31.03.2016 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 अप्रील 2017 


2. उपर्युक्त के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को 
प्रदत्त ए०सी०पी० / एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें 
भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


ट . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 295 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


